सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 माघ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 65 राँची , शुक्रवार , 


31 जनवरी , 2020 ( ई ० ) 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
21 जनवरी , 2020 ई ० । 


, 


संख्या:-11 /बंदी विविध -07/ 2019- 347 केन्द्रीय कारा , मेदिनीनगर , 

पलामू 

में संसीमित 
आजीवन कारावास की सजा प्राप्त निम्नांकित बंदियों को झारखण्ड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की 
दिनांक- 31.10.2019 को आहूत बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा कारा 
से मुक्त 

करने का निर्णय लिया गया है : 


क्र ० सं ० 


सजावार बंदी का नाम , 
पिता का नाम एवं उम 


पूरा पता 


सत्रवाद सं . एवं धारा 


2 


3 


4 


1 


नरेश रजवार, 


सा .- सारंग, 


सत्रवाद सं.- 43/2004 , 


पे.- भिखारी रजवार , 


थाना- नगर ऊँटारी , 


जी . आर.- 367/2002 , 


उम्र- 65 वर्ष लगभग 


जिला- गढ़वा 


धारा- 302/34, 307/34, 326/34 


( वृद्ध ) 


भा.द.वि. 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 31 जनवरी , 2020 

सा .- कैलोर , थाना- माधोगढ़ , सत्रवाद सं .- 86/ 2004, 


2 


गजेन्द्र सिंह कुशवाहा , 


पे. 


हुकुम सिंह , 


जिला- जलौन ( उत्तर प्रदेश) जामताड़ा थाना काण्ड सं.- 12/1997, 


उम्र- 54 वर्ष लगभग , 


जी . आर.- 32/1997, 


धारा- 302 भा.द.वि. एवं 27 आर्स एक्ट 


3 


कंचन सिन्हा , 


सा.- शोभनपुर भट्टा , 


सत्रवाद सं.- 48/2004 , 


पे.- मोहनलाल सिन्हा, 


शहर थाना काण्ड सं.- 92/2003, 


थाना- साहेबगंज , मुफसिल , 
जिला- साहेबगंज । 


उम्र- 47 वर्ष लगभग, 


जी.आर.- 224/ 2003, 


धारा- 302 भा.द.वि. एवं 27 आर्स एक्ट 


120 बी 0 / 34 भा.द.वि. 


4 


विजय कुमार सोनी , 


सा.- पोंची, 


सत्रवाद सं.- 249/04, 


पे.- केदार साव , 


थाना- सतबरवा, 


सदर थाना काण्ड सं.- 128/2004. 


उम्र- 38 वर्ष लगभग 


जिला- पलामू । 


जी.आर.- 618/2004. 


धारा- 302 भा.द.वि. एवं 27 आर्स एक्ट 


2 . 


उपरोक्त सभी बंदियों को कारामुक्ति के पूर्व संलग्न शपथ पत्र भरना अनिवार्य होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


, 


सतीश कुमार, 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 65 -- 50 


